निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 365 ) पटना , मंगलवार , 12 मार्च 2019 


खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 


अधिसूचना 

9 मार्च 2019 
सं० प्र02वि0 1 - 51 / 2006 - 1210 / खाद्य - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ( समय - समय पर 
यथासंशोधित) की धारा 9( बी) एवं 16(1) में वर्णित प्रावधानों के आलोक में माननीय न्यायाधीश श्री समरेन्द्र प्रताप सिंह 
( सेवानिवृत्त ), पटना उच्च न्यायालय, पटना को राज्य स्तरीय उपभोक्ता वाद निवारण आयोग, जिसे राज्य आयोग 
उपभोक्ता संरक्षण , पटना के नाम से जाना जाता है , के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में योगदान की तिथि से 05 वर्षों या 
67 ( सड़सठ ) वर्ष की उम्र सीमा ( जो भी पहले हो ) तक के लिए नियुक्त किया जाता है । 

माननीय न्यायाधीश, श्री समरेन्द्र प्रताप सिंह ( सेवानिवृत्त), पटना उच्च न्यायालय , पटना को 
सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते में से पेंशन की राशि घटाकर वेतन का भुगतान किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

__ पंकज कुमार, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 365 -571 + 200 डी0टी0पी0 । 

Website: http: // egazette. bih. nic.in 


